038 


V 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 24 राँची, बुधवार 

22 जनवरी 2014 ( ई० ) 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 
22 जनवरी 2014 


वित्त-7/ विविध - 2002/2013 - 212-- वित्त विभाग , झारखंड , राँची के संकल्प 
संख्या 2741 दिनांक 23 अक्टूबर 2003 के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव 
पर विचारोपरांत श्री सुलसे बाखला, संयुक्त सचिव , कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड , राँची को 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड , राँची के लिए भी आंतरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित 


किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 22 जनवरी 2014 


2. श्री बाखला, वित्त विभाग, झारखंड , राँची के संकल्प संख्या 2741 दिनांक 
23 अक्टूबर 2003 की कंडिका-2 से 8 में वर्णित कार्यों के लिए वित्त विभाग के प्रति उत्तरदायी 


होंगे। 


3. 


पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद चन्द्र झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 24 _ 50 | 


